निबंधन संख्या पी0टी0 - 40 


सत्यमेव जयते 


बिहार गजट 


__ असाधारण अंक 
बिहार सरकार द्वारा प्रकाशित 


__ 17 आषाढ़ 1938 ( श० ) 
पटना , शुक्रवार , 8 जुलाई 2016 


( सं0 पटना 574) 


जल संसाधन विभाग 


अधिसूचना 

8 जून 2016 
सं0 22 / नि०सि०( पट ) - 03 - 07 / 2016 / 1053 - मो0 ओबेदुर रहमान , सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण 
अवर प्रमण्डल, मोकामा , सुलतानगंज थाना, पटना में दर्ज प्राथमिकी सं0 207 / 15 दिनांक 09.12. 15 भा0द0वि0 की 
धारा - 498( ए) / 504 / 341 / 323 / 379 / 34 के तहत एवं न्यायालय के आदेश के आलोक में दिनांक 05.05.16 से 
न्यायिक हिरासत में जेल में बन्द है । अत: बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण , नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 
के नियम 9(2 ) ( क ) में निहित प्रावधान के तहत सरकार द्वारा मो० रहमान को दिनांक 05.05. 16 के प्रभाव से 
निलंबित करने का निर्णय लिया गया है । 

उक्त निर्णय के आलोक में मो0 ओबेदुर रहमान, सहायक अभियन्ता, बाढ़ नियंत्रण अवर प्रमण्डल, मोकामा 
को बिहार सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील ) नियमावली 2005 के नियम 9( 2 ) ( क ) में निहित प्रावधान 
के आलोक में दिनांक 05. 05. 16 के प्रभाव से निलंबित किया जाता है । 
2. निलंबन अवधि में मो0 रहमान को नियमानुसार जीवन निर्वाह भत्ता देय होगा । 

बिहार राज्यपाल के आदेश से , 

जीउत सिंह , 
सरकार के उप - सचिव । 


अधीक्षक , सचिवालय मुद्रणालय , 

बिहार, पटना द्वारा प्रकाशित एवं मुद्रित । 
बिहार गजट ( असाधारण ) 574 -57 1 + 10 - डी0टी0पी0 । 

Website: http :// egazette. bih. nic.in 


